निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


22 पौष 1932 ( श ० ) 
पटना, बुधवार , 12 जनवरी 2011 


( सं o पटना 2 ) 


निबंधन , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग 

(निबंधन ) 


अधिसूचनाएं 

10 जनवरी 2011 
सं 0 I / एम - 117 / 2010-75 — भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 की धारा -9(1)( क ) के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए महामहिम राज्यपाल, बिहार उक्त अधिनियम की अनुसूची- I- क की मद सं0 33 की 
विमुक्ति सूची में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के अन्तर्गत निर्माण कार्य हेतु प्राथमिक कृषि साख सहयोग 
समिति लि 0 ( पैक्स ) को दी जाने वाली भूमि सम्मिलित करते हैं । 
2. यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से . 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


10 जनवरी 2011 


सं 0 I / एम - 117 / 2010-75 - उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के 
प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद -348 के खंड (3) के अधीन 
उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से 

आमिर सुबहानी, 
सरकार के सचिव । 


2 


बिहार गजट ( असाधारण), 12 जनवरी 2011 

The 10th January 2011 
No. I/M - 117 /2010-75 — In exercise of the powers conferred by Section -9 ( 1)(a ) 
of Indian Stamp Act , 1899 the Governor of Bihar is pleased to include Land given to 
Primary Agriculture Credit Co -operative Society Ltd. (PACS ) for construction work 
under schemes conducted by the Government in the exemption list under Article - 33 of 


Schedule - I - A of the Act . 


2. It shall come into force immediately . 


By order of the Governor of Bihar, 


AMIR SUBHANI, 


Secretary to Government. 


अधीक्षक , 


एवं मुद्रित । 


सचिवालय 

मुद्रणालय, 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित 
बिहार गजट ( असाधारण ) 2-571 + 500 - डी ० टी ० पी ० । 

Website: http://egazette.bih.nic.in 


